रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


ENTERTENS 


Hiiirit 


सत्यमेव जयते . 


॥ 


१ 


॥ 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1619 ] 
No. 1619 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 14 , 2014 / श्रावण 23 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2014 /SHRAVANA 23, 1936 


कृषि मंत्रालय 


( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

आदेश 


नई दिल्ली, 14 अगस्त , 2014 
का . आ . 2068 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु 
अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश , 1985 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण ) तीसरा 
संशोधन आदेश , 2014 है । 

( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 

2. उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश , 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त आदेश कहा गया है ) , के खण्ड 20 ख में शब्द " तीन वर्षों " के 
स्थान पर “ चार वर्षों " शब्द रखे जाएंगे । 

[ फा . सं. 2 - 1/ 2007 - उर्वरक विधि ] 

ई. रानी कुमुदिनी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Co -operation ) 

ORDER 
New Delhi, the 14thAugust, 2014 
S .O . 2068 ( E ). — In exercise of the power coferred by 
section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 (10 of 
1955 ), the CentralGovernment hereby makes the following 
Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985 
namely : 

1. ( 1 ) This Ordermay be called the Fertiliser (Control) 
third Amendment Order, 2014 

(2 ) It shall come into force on the date of its 
publication in the OffcialGazette . 

2. In the Fertiliser (Control) Order , 1985 , (herein after 
referred as said order), in clause 20B for the word " three 
years ” the words “ four years” shall be substituted . 


[ ENo. 2- 1/ 2007- Fert. Law ] 
I. RANI KUMUDINI , Jt. Secy. 


3209 GI/ 2014 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


